रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


ATEALE. 


P 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ). ! 
PARTIL - Section 3 - Sub-sections ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITYSEE 

नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 1, 2002/ चैत्र 11, 1924 - --- - - 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2002/CHAITRA 11, 1924 


८1 / X / 02 . 


सं . 311 ] 
No. 311 ] 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2002 

( आय- कर ) 
का . आ. 356 ( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , आय - कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर (पांचवां संशोधन ) 
नियम, 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय - कर नियम, 1962 के नियम 11ट के खंड (i ) में मद ( त ) 
के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" ( थ ) ग्रेड घटाई गई वन रहित भूमि पर मृदु काष्ठ का रोपण; 

( द ) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण का कोई 
कार्यक्रम ; " । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECTTAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st April, 2002 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 356 ( E ) . - In exercisc of the powers conferred by 
Section 295 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , the 
Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
rulcs further to amend the Income-tax Rules, 1962 ,namely : 

1. (1) Thescrules may be called the Income - tax ( Fifth 
Amendment)Rules, 2002 . 

(2) They shall come into force on the date of their 
publication in the OfficialGazette . 

2. In the Income-taxRules, 1962, inrule 11K , inclause 
(i) , after itcm (p ) , the following items shall be inserted , 
namely : --- 

“ (q) plantation of softwood on degraded non - forest 
land . 

( r) any programmeof conservation of natural resources 
or of afforestation; ". 
[Notification No .70 /2002/ F .No 15 /FB /2002 - TPL ] 

___ DEEPIKA MITTAL , Under Secy . 
Note : — The principal rules were published vide Notifi 
cation No. S .O . 969( E ), dated the 26th March , 1962 and last 
amended by Incomc - tax ( Fourth Amendment) Rules, 2002 
vide Notification S . O . No . 331( E) , dated the22ndMarch, 2002. 


[ अधिसूचना सं. 70 / 2002/ फा. सं. 15/ एफ बी/2002 -टी . पी. एल . 

दीपिका मित्तल, अवर सचिव 
टिप्पण : -- मूल नियम अधिसूचना सं. का . आ . 969( अ ), तारीख 
26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय - कर 
( चौथा संशोधन ) नियम , 2002 , अधिसूचना सं. का. आ. 331 , तारीख 
22 - 3- 2002 द्वारा संशोधित किए गए । 
1087 GI/ 2002 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

und Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


